रजिस्ट्री म. डी . एल. - 33004/ 99 


REGD NO DL- 33004/ 99 


C D NO ) 1 3300. 


M 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3— Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2 ] 
No. 2 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , जनवरी 1, 2000 / पौष 11 , 1921 
___ NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2000/PAUSA 11 , 1921 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1999 
. सा . का . नि . 2( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124, की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 
में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी ट्रस्ट अस्पताल मे चिकित्सा सेवा और अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति संशोधन विनियम , 1999 , का अनुमोदन करती 


2. उक्त विनियम , इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 ( 1963 का 38 ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन 
विनियम बताता है : 

लघुशीर्ष : 


ये विनियम , मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्रष्ट अस्पताल मे चिकित्सा सेवा और अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति ( संशोधन 1999 ) , 

कहलाएंगे । 

ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
2. विद्यमान विनियम , मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्रस्ट अस्पताल मे चिकित्सा सेवा और अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति ) विनियम 1994 

का 2 ( 7 ) ( iii ) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


12000 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) 


faftuh 2 (7 ) (111 ) 

( ए ) ऐसा माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के साथ रहते हों और जिनकी मासिक आवर्ती आय रु. 500 से अधिक न हो या समय - समय 

पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा हों , को ही ट्रस्ट अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सेवा के प्रयोजन के लिए सम्पूर्णतः कर्मचारी का 

आश्रित माना जाएगा । 
( बी ) ऐसे माता पिता जो सामान्यत: कर्मचारी के साथ रहते हों और पूर्णतः उन पर आश्रित हों तथा जिनकी आवर्ती आय निर्धारित सीमा 

से अधिक हों तो ऐसे मामलों में ट्रस्ट अस्पताल में निर्धारित प्रभारों के भुगतान करने पर उन्हें चिकित्सा सेवा के लिए अनुमति दी 

JI 
पाद टिप्पणी : केन्द्र सरकार द्वारा मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( ट्रस्ट अस्पताल मे चिकित्सा सेवा और अस्पताल प्रभारों की प्रतिपूर्ति ) विनियम , 1994 
ont 37THGA forTPI ( HITE at 37T 11.TH .31 . 51 ( 37 ), ferien 1 - 2 - 1994 . 

[ 141. F . 47 . 371 . – 12016 / 1/98 - 1 . $. 1 ] 

a 07. Ta , y afga 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st December, 1999 
G . S. R . 2 ( E ). In cxercise of the powers conferred by Sub -section (i) of Section 124 read with Şub -section (1) of 
Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hercby approves theMadras Port Trust 
Employees (Medical Attendance in the Trust s Hospitaland Reimbursement of Hospital Charges ) Amendment Regulations. 
1999 made by the Board of Trustees for the Port of Madras Port Trust and set out in the Schedule annexed to this 
notification 

2 The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Nouſication in the Official 
Gazette 

SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Port 
Trust Board hereby makes the following amendment regulations 
1. Short Title 

These Regulations may be called the Madras Port Trust Employees (Medical Attendance in the Trust s 
Hospital and Reimbursement ofHospital Charges ) (Amendment) Regulations. 

These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . 

2. The existing Regulation 2 (7)(iii) of theMadras Port Trust Employees (Medical Attendance in the Trust s 
Hospital and Reimbursement of Hospital Charges ) Regulations. 1994 shall be substituted as under: 
" Regulation 2 ( 7)( iii) 

(a ) Such parents who normally reside with the employees and whose recurring income does not exceed Rs. 

500 /- p m . or such linut as may be prescribed by the Board from time to time will only be regarded as 

wholly dependent on the employees for the purpose of free medical attendance in the Trust s Hospital 
(b ) in the case of such of those parents who normally reside with the employees and wholly dependent on them 

and whose recurring income exceeds the prescribed limit , they will be allowed medical treatment in the 

Trust s Hospital on payment of prescribed charges 
Footnote : 

Madras Port Trust Emplovees (Medical Attendance in the Trust s Hospital and Reunbursement of Hospital 
Charges )Regulations, 1994 approved by Central Government vide MOST s Notification No. GSR 51 (E ) dated 1-2 - 1994 


[F .No PR - 12016 / 1/ 98 -PE -I] 

KV RAO, Jt. Secv 


Le 


- 


- - 


- 


- - - 


. 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


l runted by the Manager, Govt of lucha Press, Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 110064 

and Published by the Contioiler of Publications, Delhi- 110054 


